निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


HE 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 27 


15 आषाढ़ 1933 ( श ० ) 
पटना, बुधवार, 

6 जुलाई 2011 ( ई ० ) 


विषय- सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग -1 - नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 
और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-10 


भाग-1 - क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश । 


भाग-5 — बिहार विधान मंडल में पुर: स्थापित 

विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या उपस्थापित किये जानेवाले 

प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

बी ० ए ० , बी ० एससी० , एम 0 ए 0 , 
एम ० एससी० , लॉ भाग-1 और 

2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0, बी ० एस ० ई ० , डीप O-इन 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा -फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग- 7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है । 
भाग -8 — भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1 - ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश , अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 

11-14 


भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग- 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग -9 - क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग -9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


पूरक 


भाग- 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट, 6 जुलाई 2011 


भाग-1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 

22 जून 2011 
सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010–2406 / वा 0 क 0 - श्री आदित्य नारायण, बि 0 वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त, मुंगेर अंचल , मुंगेर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए उनकी सेवाएँ वित्त विभाग के अन्तर्गत लेखा 
सेवा में पदस्थापन हेतु सौंपी जाती है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2407 / वा 0 क0 -श्री निरज कुमार, वि 0 वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर पदाधिकारी, 
पाटलिपुत्र अंचल, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए उनकी सेवाएँ वित्त विभाग के अन्तर्गत लेखा 
सेवा में पदस्थापन हेतु सौंपी जाती है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2408 / वा 0 क 0 - श्री रणजीत कुमार सिन्हा, वि 0 वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर 
पदाधिकारी, अंकेक्षण, मुजफ्फरपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए उनकी सेवाएँ वित्त विभाग के अन्तर्गत 
लेखा सेवा में पदस्थापन हेतु सौंपी जाती है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2409 / वा 0 क 0 - श्री बीरेन्द्र कुमार मंडल , बि 0 वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर पदाधिकारी, 
गाँधी मैदान अंचल, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए उनकी सेवाएँ वित्त विभाग के अन्तर्गत लेखा 
सेवा में पदस्थापन हेतु सौंपी जाती है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2410 / वा 0 क0 -श्री सुबोध कुमार, बि 0 वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर पदाधिकारी , विशेष 
अंचल, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए उनकी सेवाएँ वित्त विभाग के अन्तर्गत लेखा सेवा में 
पदस्थापन हेतु सौंपी जाती है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2411 / वा 0 क0- श्री राजेश कुमार, वि 0 वि0 से 0, सम्प्रति वाणिज्य कर पदाधिकारी, 
लखीसराय अंचल, लखीसराय को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए उनकी सेवाएँ वित्त विभाग के अन्तर्गत 
लेखा सेवा में पदस्थापन हेतु सौंपी जाती है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010–2412 / वा 0 क 0 - श्री अजय कुमार, वि 0वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर पदाधिकारी , 
भागलपुर अंचल, भागलपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए उनकी सेवाएँ वित्त विभाग के अन्तर्गत लेखा 
सेवा में पदस्थापन हेतु सौंपी जाती है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2413 / वा 0 क 0 - श्री गोपाल कुमार अग्रवाल , बि 0 वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य - कर 
पदाधिकारी, भागलपुर अंचल , भागलपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए उनकी सेवाएँ वित्त विभाग के 
अन्तर्गत लेखा सेवा में पदस्थापन हेतु सौंपी जाती है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2414 / वा 0 क 0 - श्री अशोक चन्द्र श्रीवास्तव , बि 0 वि 0 से 0, सम्प्रति वाणिज्य कर 
पदाधिकारी, चम्पारण अंचल , मोतिहारी को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए उनकी सेवाएँ वित्त विभाग के 
अन्तर्गत लेखा सेवा में पदस्थापन हेतु सौंपी जाती है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2415 / वा 0 क0- श्री दिवाकर प्रसाद, बि 0वि 0 से 0, सम्प्रति वाणिज्य कर पदाधिकारी, 
सीवान अंचल, सीवान को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए उनकी सेवाएँ वित्त विभाग के अन्तर्गत लेखा सेवा 
में पदस्थापन हेतु सौंपी जाती है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2416 / वा 0 क 0 - श्री अशोक कुमार यादव, वि 0वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर 
पदाधिकारी, पूर्णियाँ अंचल , पूर्णियाँ को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए उनकी सेवाएँ वित्त विभाग के 
अन्तर्गत लेखा सेवा में पदस्थापन हेतु सौंपी जाती है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2417 / वा 0 क 0 - श्री ललित कुमार, वि 0 वि0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर पदाधिकारी, 
अंकेक्षण, भागलपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए उनकी सेवाएँ वित्त विभाग के अन्तर्गत लेखा सेवा में 
पदस्थापन हेतु सौंपी जाती है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010–2418 / वा0 क 0 - श्री मुद्रिका प्रसाद वर्णवाल, वि 0 वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर 
पदाधिकारी , अन्वेषण ब्यूरो, तिरहुत एवं सारण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए 
उनकी सेवाएँ वित्त विभाग के अन्तर्गत लेखा सेवा में पदस्थापन हेतु सौंपी जाती है । 


बिहार गजट , 6 जुलाई 2011 


3 


सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2419 / वा 0 क0- श्री सुरेन्द्र प्रसाद, बि 0 वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर पदाधिकारी, 
भागलपुर अंचल , भागलपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए उनकी सेवाएँ वित्त विभाग के अन्तर्गत लेखा 
सेवा में पदस्थापन हेतु सौंपी जाती है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2420 / वा 0 क 0 - श्री शंकर शर्मा, वि 0 वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर पदाधिकारी, पटना 
विशेष अंचल, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए उनकी सेवाएँ वित्त विभाग के अन्तर्गत लेखा सेवा 
में पदस्थापन हेतु सौंपी जाती है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2421 / वा 0 क 0 - श्री अब्दुल्लाह अंसारी, बि 0 वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर पदाधिकारी , 
अन्वेषण ब्यूरो, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए उनकी सेवाएँ वित्त विभाग के 
अन्तर्गत लेखा सेवा में पदस्थापन हेतु सौंपी जाती है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2422 / वा 0 क 0 - श्री जफीर आलम , बि 0 वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर पदाधिकारी, 
भागलपुर अंचल, भागलपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए उनकी सेवाएँ वित्त विभाग के अन्तर्गत लेखा 
सेवा में पदस्थापन हेतु सौंपी जाती है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2423 / वा0 क 0 - श्री मो 0 मोइनुद्दीन, बि 0 वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर पदाधिकारी, 
जहानाबाद अंचल , जहानाबाद को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए उनकी सेवाएँ वित्त विभाग के अन्तर्गत 
लेखा सेवा में पदस्थापन हेतु सौंपी जाती है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2424 / वा 0 क 0 - श्री युगल किशोर भारतीय, वि 0वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर 
पदाधिकारी, पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए उनकी सेवाएँ वित्त विभाग के 
अन्तर्गत लेखा सेवा में पदस्थापन हेतु सौंपी जाती है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010–2425 / वा 0 क 0 — श्री सुनील कुमार , बि 0वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर पदाधिकारी, 
भभुआ अंचल, भभुआ को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए उनकी सेवाएँ वित्त विभाग के अन्तर्गत लेखा सेवा 
में पदस्थापन हेतु सौंपी जाती है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2426 / वा 0 क 0 – श्रीमती शीला प्रतिमा कुजूर, बि 0 वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर 
पदाधिकारी, कदमकुऑ अंचल, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए उनकी सेवाएँ वित्त विभाग के 
अन्तर्गत लेखा सेवा में पदस्थापन हेतु सौंपी जाती है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2427 / वा 0 क 0 - श्री उदयन मिश्र, बि ० वि ० से 0, सम्प्रति वाणिज्य कर पदाधिकारी 
( प्रभारी), हाजीपुर अंचल , हाजीपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए उनकी सेवाएँ वित्त विभाग के 
अन्तर्गत लेखा सेवा में पदस्थापन हेतु सौंपी जाती है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2428 / वा 0 क 0 – श्रीमती सीमा भारती, बि 0 वि 0 से 0, सम्प्रति वाणिज्य कर पदाधिकारी, 
पटना मध्य अंचल, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए उनकी सेवाएँ वित्त विभाग के अन्तर्गत लेखा 
सेवा में पदस्थापन हेतु सौंपी जाती है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2429 / वा 0 क 0 - डॉ ० दिनकर प्रसाद, बि 0 वि 0 से 0, सम्प्रति वाणिज्य कर पदाधिकारी 
( प्रभारी), गोपालगंज अंचल, गोपालगंज को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए उनकी सेवाएँ वित्त विभाग के 
अन्तर्गत लेखा सेवा में पदस्थापन हेतु सौंपी जाती है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2430 / वा 0 क 0 - श्री सुधीर कुमार पूर्वे, बि ० वि ० से0, सम्प्रति वाणिज्य कर पदाधिकारी, 
बाढ़ अंचल , बाढ़ को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए उनकी सेवाएँ वित्त विभाग के अन्तर्गत लेखा सेवा में 
पदस्थापन हेतु सौंपी जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

मो 0 शमीम, उप – सचिव । 


23 जून 2011 
सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2443 / वा 0 क 0 - श्री सतीश कुमार सिंह, बि 0 वि 0 से0, सम्प्रति कोषागार पदाधिकारी, 
सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना की सेवा वित्त विभाग से वापस लेते हुए, अगले आदेश तक के लिए 
वाणिज्य - कर सहायक आयुक्त (प्रभारी), हाजीपुर अंचल , हाजीपुर के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2444 / वा 0 क0- श्री संजय कुमार , वि0 वि 0 से0, सम्प्रति कोषागार पदाधिकारी, 
किशनगंज की सेवा वित्त विभाग से वापस लेते हुए, अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , पूर्णियाँ 
अंचल, पूर्णियाँ के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2445 / वा 0 क0 -श्री सच्चिदानन्द शर्मा, बि ० वि ० से0, सम्प्रति कोषागार पदाधिकारी, 
सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना की सेवा वित्त विभाग से वापस लेते हुए, अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर 
सहायक आयुक्त, पटना विशेष अंचल, पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है । 


4 


बिहार गजट, 6 जुलाई 2011 
सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2446 / वा 0 क 0 - श्री नन्द किशोर सिंह , बि 0 वि 0 से 0, सम्प्रति कोषागार पदाधिकारी, 
सहरसा की सेवा वित्त विभाग से वापस लेते हुए, अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त (प्रभारी), गाँधी 
मैदान अंचल , पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2447 / वा 0 क0 - श्री ठाकुर प्रसाद सिंह , बि 0वि 0 से0, सम्प्रति कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर 
की सेवा वित्त विभाग से वापस लेते हुए, अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, पटनासिटी पूर्वी अंचल, 
पटनासिटी के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2448 / वा 0 क 0 — श्री रामप्रसाद राम, बि 0वि0 से0, सम्प्रति कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा 
की सेवा वित्त विभाग से वापस लेते हुए, अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, पटना मध्य अंचल, पटना 
के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2449 / वा 0 क0 - श्री वरूण कुमार सिकदार, वि 0वि 0 से0, सम्प्रति कोषागार पदाधिकारी , 
पटना की सेवा वित्त विभाग से वापस लेते हुए, अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, मुजफ्फरपुर 
पश्चिमी अंचल, मुजफ्फरपुर के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2450 / वा 0 क 0 - श्री अच्छेलाल प्रसाद, बि ० वि ० से0, सम्प्रति कोषागार पदाधिकारी, 
नवादा की सेवा वित्त विभाग से वापस लेते हुए, अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त ( अंकेक्षण), पटना 
के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2451 / वा 0 क 0 - श्री मोतीलाल, बि 0 वि 0 से 0, सम्प्रति कोषागार पदाधिकारी , बक्सर की 
सेवा वित्त विभाग से वापस लेते हुए, अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, भागलपुर अंचल, भागलपुर 
के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2452 / वा 0 क 0 - श्री रविन्द्र कुमार, वि 0 वि 0 से0, सम्प्रति कोषागार पदाधिकारी, 
मुजफ्फरपुर की सेवा वित्त विभाग से वापस लेते हुए, अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, पटना दक्षिणी 
अंचल , पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2453 / वा 0 क 0 - श्री पंकज कुमार प्रसाद, वि 0वि 0 से0, सम्प्रति कोषागार पदाधिकारी, 
मोतिहारी की सेवा वित्त विभाग से वापस लेते हुए, अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य - कर पदाधिकारी, अन्वेषण ब्यूरो , पटना 
पूर्वी एवं पश्चिमी प्रमंडल, पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2454 / वा 0 क0— श्री गोपीचन्द सिंह, बि 0 वि 0 से0, सम्प्रति कोषागार पदाधिकारी, छपरा 
की सेवा वित्त विभाग से वापस लेते हुए, अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, पाटलिपुत्र अंचल, पटना के 
पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2455 / वा 0 क 0 - श्री अखिलेश कुमार सिन्हा, बि 0वि 0 से0, सम्प्रति कोषागार पदाधिकारी , 
जहानाबाद की सेवा वित्त विभाग से वापस लेते हुए, अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, बिहारशरीफ अंचल , 
बिहारशरीफ के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2456 / वा 0 क0 - श्री मु 0 मुजफ्फर आलम, वि0 वि 0 से0, सम्प्रति कोषागार पदाधिकारी, 
पूर्णियाँ की सेवा वित्त विभाग से वापस लेते हुए, अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, सारण अंचल, छपरा के 
पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2457 / वा 0 क0- श्री राजेन्द्र कुमार, वि 0 वि 0 से0, सम्प्रति कोषागार पदाधिकारी, शिवहर 
की सेवा वित्त विभाग से वापस लेते हुए, अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, पटनासिटी पश्चिमी अंचल, 
पटनासिटी के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2458 / वा0 क 0 — श्री जगदीश मंडल , वि 0वि 0 से0, सम्प्रति कोषागार पदाधिकारी, जमुई 
की सेवा वित्त विभाग से वापस लेते हुए, अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, चम्पारण अंचल, मोतिहारी के 
पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2459 / वा0 क0— श्री गुलाम जिलानी नैयर हसन , बि 0 वि 0 से0, सम्प्रति कोषागार 
पदाधिकारी, मधुबनी की सेवा वित्त विभाग से वापस लेते हुए, अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी , गलपुर 
अंचल, भागलपुर के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2460 / वा 0 क 0 - श्री रामकिशोर प्रसाद , बि 0 वि 0 से 0, सम्प्रति कोषागार पदाधिकारी, बॉका 
की सेवा वित्त विभाग से वापस लेते हुए, अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य - कर पदाधिकारी, लखीसराय अंचल, लखीसराय 
के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2461 / वा 0 क0 - श्री रविन्द्र प्रसाद सिंह, बि ० वि ० से0, सम्प्रति कोषागार पदाधिकारी, 
सीवान की सेवा वित्त विभाग से वापस लेते हुए, अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, सारण अंचल, छपरा के 
पद पर नियुक्त किया जाता है 


- 


बिहार गजट, 6 जुलाई 2011 


5 


सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010–2462 / वा0 क 0 - श्री आलोक कुमार पंकज , बि 0 वि 0 से0, सम्प्रति कोषागार पदाधिकारी , 
वेतिया की सेवा वित्त विभाग से वापस लेते हुए, अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य - कर पदाधिकारी , सीवान अंचल, सीवान 
के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

मो 0 शमीम, उप - सचिव । 


। 


29 जून 2011 
सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2527 / वा 0 क0— श्री राजीव रंजन कुमार सिंह, बि ० वि ० से0, सम्प्रति वाणिज्य कर 
उपायुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर उपायुक्त (प्रभारी), टैक्स 
रिसर्च यूनिट, मुख्यालय, बिहार , पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2528 / वा 0 क0 -डॉ0 विनोद कुमार दुदानी, बि ० वि ० से 0, सम्प्रति वाणिज्य कर 
उपायुक्त( प्रभारी), बेगुसराय अंचल, बेगुसराय को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर उपायुक्त, 
अन्वेषण ब्यूरो, मगध प्रमंडल , गया (रजौली जाँच चौकी के लिए) के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2529 / वा 0 क0— श्री राज कुमार, बि 0 वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर उपायुक्त, 
मुख्यालय, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर उपायुक्त(प्रभारी), पटना सिटी 
पश्चिमी अंचल, पटना सिटी के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2530 / वा 0 क 0 — श्री कृष्ण कांत गुप्ता, बि 0 वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त, अंकेक्षण, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त(प्रभारी), उत्तरी 
अंचल, पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2531 / वा 0 क0 -श्री दीपक शरण सिन्हा, बि ० वि ० से0 , सम्प्रति वाणिज्य कर 
उपायुक्त (प्रभारी), पाटलिपुत्र अंचल, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर उपायुक्त, 
मुख्यालय, बिहार, पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010–2532 / वा 0क 0 — श्री संजय कुमार मावंडिया, वि 0 वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर 
उपायुक्त, अंकेक्षण, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर उपायुक्त(प्रभारी), पाटलिपुत्र 
अंचल, पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2533 / वा 0 क 0 — श्री हरि प्रसाद यादव , बि 0 वि 0 से 0, सम्प्रति वाणिज्य - कर 
उपायुक्त(प्रभारी), 

भारी), पूर्णियाँ अंचल , पूर्णियाँ को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर उपायुक्त, 
अन्वेषण ब्यूरो , मगध प्रमंडल , गया (रजौली जॉच चौकी के लिए ) के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2534 / वा 0 क 0 — श्री अमरेन्द्र प्रसाद सिंह, बि 0वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर उपायुक्त , 
अन्वेषण ब्यूरो, पटना पूर्वी एवं पश्चिमी प्रमंडल , पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर 
उपायुक्त ( प्रभारी ), पटना विशेष अंचल , पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2535 / वा 0 क0— श्री उमेश राय, बि 0 वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर उपायुक्त, मुख्यालय 
अन्वेषण ब्यूरो , बिहार , पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर उपायुक्त, मुख्यालय, बिहार, 
पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2536 / वा 0 क 0 — श्री संतोष कुमार सिन्हा , बि 0 वि 0 से 0, सम्प्रति वाणिज्य कर उपायुक्त 
( प्रभारी), समस्तीपुर अंचल , समस्तीपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर उपायुक्त , मुख्यालय, 
बिहार, पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2537 / वा 0 क0 -श्री अजीत कुमार सिंह, बि 0वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त ( प्रभारी), जमुई अंचल, जमुई को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त 
( अंकेक्षण), पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2538 / वा 0 क0— श्री चन्दन कुमार, बि ० वि ० से0, सम्प्रति वाणिज्य कर सहायक आयुक्त 
( प्रभारी), मधेपुरा अंचल, मधेपुरा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, अन्वेषण 
ब्यूरो, मगध प्रमंडल, गया (रजौली जॉच चौकी के लिए) के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2539 / वा 0 क0— श्री अजय कुमार, बि ० वि ० से0, सम्प्रति वाणिज्य कर सहायक आयुक्त 
( प्रभारी), पटना सिटी पश्चिमी अंचल , पटना सिटी को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त, पटना सिटी पूर्वी अंचल , पटना सिटी के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2540 / वा 0 क 0 — श्री देवेन्द्र प्रसाद दिनकर, बि ० वि ० से 0, सम्प्रति वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त ( प्रभारी), किशनगंज अंचल, किशनगंज को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त ( प्रभारी), मोतिहारी अंचल, चम्पारण के पद पर नियुक्त किया जाता है । 


6 


बिहार गजट, 6 जुलाई 2011 
सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2541 / वा 0 क0— श्री अरूण कुमार मिश्रा, वि 0वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त ( प्रभारी), पटना विशेष अंचल , पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त अन्वेषण ब्यूरो, पटना पूर्वी एवं पश्चिमी प्रमंडल, पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2542 / वा 0 क 0 — डॉ 0 रविरंजन सहाय , बि ० वि ० से 0, सम्प्रति वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त अंकेक्षण , भागलपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त (प्रभारी), 
बेगुसराय अंचल बेगुसराय के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2543 / वा 0 क0 -श्री अशोक कुमार शर्मा, वि 0 वि 0 से 0, सम्प्रति वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त अंकेक्षण, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, गया अंचल, 
गया के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2544 / वा 0 क0 -श्री अशोक कुमार झा , बि ० वि ० से0, सम्प्रति वाणिज्य - कर सहायक 
आयुक्त ( प्रभारी), सीतामढ़ी अंचल, सीतामढ़ी को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2545 / वा 0 क 0 — श्री संजय कुमार पंसारी, बि 0 वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त, विशेष अंचल , पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त (प्रभारी ), 
कदमकुऑ अंचल , पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2546 / वा 0 क 0 - श्री मृणाल कुमार, बि 0 वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , 
पूर्णियाँ अचल , पूर्णियाँ को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त (प्रभारी ), 
किशनगंज अंचल, किशनगंज के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2547 / वा 0 क 0 — श्री ज्योतिन्द्र कुमार , वि 0 वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त, मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल , मुजफ्फरपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त पाटलिपुत्रा अंचल , पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2548 / वा 0 क 0 — श्री पंकज कुमार सिन्हा, बि 0वि 0 से 0, सम्प्रति वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त भागलपुर अंचल , भागलपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य - कर सहायक आयुक्त 
( प्रभारी), गोपालगंज अंचल , गोपालगंज के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2549 / वा 0 क 0 — श्री विनोद कुमार सिंह, बि ० वि ० से0, सम्प्रति वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त, सारण अंचल , छपरा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, पटना 
दक्षिणी अंचल , पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2550 / वा 0 क 0 श्री प्रकाश चन्द्र झा , बि 0 वि 0 से0 , सम्प्रति वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त, समस्तीपुर अंचल, समस्तीपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, 
अन्वेषण ब्यूरो, मगध प्रमंडल, गया (रजौली जॉच चौकी के लिए ) के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2551 / वा 0 क 0 — श्री प्रणव बोध रूंगटा, बि ० वि ० से0, सम्प्रति वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त, पाटलिपुत्रा अंचल, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, 
दक्षिणी अंचल, पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2552 / वा 0 क0 -श्री आनन्द झा , बि ० वि ० से0 , सम्प्रति वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , 
सीतामढ़ी अंचल , सीतामढ़ी को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , अन्वेषण 
ब्यूरो, मगध प्रमंडल , गया (रजौली जॉच चौकी के लिए) के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2553 / वा 0 क 0 — श्री चौधरी रामनरेश राय, बि 0 वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त, समस्तीपुर अंचल , समस्तीपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त 
(प्रभारी), मधेपुरा अंचल , मधेपुरा के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2554 / वा 0 क 0 — श्री उमानन्द चौधरी , बि 0 वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त, मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल, मुजफ्फरपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, मगध प्रमंडल , गया (रजौली जॉच चौकी के लिए ) के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2555 / वा 0 क0— श्री ध्रुव कुमार मिश्र, बि 0वि 0 से 0, सम्प्रति वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त, मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल, मुजफ्फरपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त, गया अंचल, गया के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2556 / वा 0 क 0 — श्री पूर्णेन्दु कुमार झा , बि ० वि ० से0, सम्प्रति वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त (प्रभारी), चम्पारण अंचल, मोतिहारी को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त(प्रभारी), बगहा अंचल, बगहा के पद पर नियुक्त किया जाता है । 


- 


बिहार गजट, 6 जुलाई 2011 


7 


सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2557 / वा 0 क 0 — श्री रतिलाल गणेश, वि 0वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त (प्रभारी), जहानाबाद अंचल , जहानाबाद को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, मगध प्रमंडल , गया (रजौली जॉच चौकी के लिए) के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2558 / वा 0 क 0 — श्री विश्वनाथ गुप्ता, बि ० वि ० से0, सम्प्रति वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त, चम्पारण अंचल , मोतिहारी को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त(प्रभारी), समस्तीपुर अंचल , समस्तीपुर के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2559 / वा 0 क 0 – श्रीमती विमला कुमारी, बि 0 वि0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त, पटना दक्षिणी अंचल , पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, 
मुख्यालय, बिहार , पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2560 / वा 0 क 0 श्री कमल किशोर चौधरी, बि 0 वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त अंकेक्षण, गया को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, औरंगाबाद अंचल, 
औरंगाबाद के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010–2561 / वा 0 क0— श्री जय प्रकाश पाल, बि0 वि0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर पदाधिकारी, 
पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, अन्वेषण ब्यूरो, मगध 
प्रमंडल , गया (रजौली जॉच चौकी के लिए) के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2562 / वा 0 क 0 — श्री ध्रुव नारायण साहू, बि 0वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर पदाधिकारी, 
शाहाबाद अंचल , आरा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, उत्तरी अंचल , पटना के 
पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2563 / वा 0 क 0 — श्री विजय कुमार आजाद , बि 0 वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य - कर 
पदाधिकारी, अंकेक्षण भागलपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, अन्वेषण ब्यूरो, 
मगध प्रमंडल , गया (रजौली जॉच चौकी के लिए ) के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010–2564 / वा 0 क0— श्री दुर्गा प्रसाद मंडल , बि 0 वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर पदाधिकारी , 
मुख्यालय अन्वेषण ब्यूरो, 

बिहार , पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, 
अन्वेषण ब्यूरो, भागलपुर प्रमंडल भागलपुर के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2565 / वा 0 क 0 — श्री अनिल कुमार, बि 0 वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर पदाधिकारी, 
भभुआ अंचल, भभुआ को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, अंकेक्षण, भागलपुर के 
पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2566 / वा 0 क0— श्री राजेन्द्र कुमार, वि 0 वि0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर पदाधिकारी, 
सिवान अंचल , सिवान को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल, 
मुजफ्फरपुर के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2567 / वा 0 क0 श्री श्रवण कुमार, वि 0 वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर पदाधिकारी, 
अंकेक्षण, मुजफ्फरपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, अन्वेषण ब्यूरो, भागलपुर 
प्रमंडल , भागलपुर के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2568 / वा 0 क 0 — श्री संजीव कुमार, बि 0 वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर पदाधिकारी, 
अन्वेषण ब्यूरो, भागलपुर प्रमंडल , भागलपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, 
पाटलिपुत्रा अंचल , पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2569 / वा 0 क0 -श्रीमती रूबी, बि 0 वि 0 से0 , सम्प्रति वाणिज्य कर पदाधिकारी , अन्वेषण 
ब्यूरो, भागलपुर प्रमंडल , भागलपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, पटना 
विशेष , पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2570 / वा 0 क 0 — श्री निशिथ कुमार, वि 0 वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर पदाधिकारी, 
किशनगंज अंचल, किशनगंज को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी , गोपालगंज 
अंचल, गोपालगंज के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2571 / वा0 क 0 — श्री अनिल कुमार पाण्डेय, वि 0 वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य - कर 
पदाधिकारी, गोपालगंज अंचल, गोपालगंज को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, 
मुख्यालय अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पद पर नियुक्त किया जाता 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2572 / वा 0 क0— श्री विनय कुमार, वि 0वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर पदाधिकारी, 
अंकेक्षण गया को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, बेगुसराय अंचल , बेगुसराय के 
पद पर नियुक्त किया जाता है । 


. 


है 


। 


8 


बिहार गजट, 6 जुलाई 2011 


सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2573 / वा 0 क0 श्रीमती कंचन बाला , बि 0 वि 0 से 0, सम्प्रति वाणिज्य कर पदाधिकारी, 
अंकेक्षण , भागलपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, अन्वेषण ब्यूरो, पटना पूर्वी 
एवं पश्चिमी प्रमंडल , पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2574 / वा 0 क0— श्री प्रवीण कुमार, बि 0 वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर पदाधिकारी, 
पूर्णिया अंचल, पूर्णिया को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, मुख्यालय, बिहार, 
पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2575 / वा 0 क0— श्री शशि भानू, बि 0 वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर पदाधिकारी, 
मुख्यालय अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य - कर पदाधिकारी, पूर्णियाँ 
अंचल, पूर्णियॉ के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2576 / वा0 क0— श्री प्रमोद कुमार सुमन, बि 0वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर पदाधिकारी, 
बेगुसराय अंचल, बेगुसराय को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, गांधी मैदान अंचल, 
पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2577 / वा 0 क 0 — मो0 असदुज्जमॉ, बि ० वि ० से0, सम्प्रति वाणिज्य कर पदाधिकारी, 
अंकेक्षण, गया को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, कटिहार अंचल, कटिहार के 
पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2578 / वा 0 क 0 — श्री राजीव रंजन, बि 0 वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर पदाधिकारी, 
अंकेक्षण, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, बाढ़ अंचल , बाढ़ के पद पर 
नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2579 / वा 0 क 0 —— श्री प्रभात कुमार, बि 0वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर पदाधिकारी , 
अन्वेषण ब्यूरो, पूर्णिया प्रमंडल , पूर्णियाँ को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, 
मुख्यालय अन्वेषण ब्यूरो, बिहार , पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2580 / वा 0 क 0 — श्री जयशंकर सिंह , बि ० वि ० से 0, सम्प्रति वाणिज्य कर पदाधिकारी, 
भागलपुर अंचल , 

भागलपुर को स्थानांतरित करते 

हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी , मुख्यालय अन्वेषण 
ब्यूरो, बिहार, पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2581 / वा 0 क0— श्री नन्द किशोर सिंह , बि 0 वि से0, कोषागार पदाधिकारी सहरसा, 
जिन्हें विभागीय अधिसूचना संख्या -2446, दिनांक 23 जून 2011 द्वारा वाणिज्य कर सहायक आयुक्त (प्रभारी), गांधी मैदान 
अंचल, पटना के पद पर नियुक्त किया गया था , में संशोधन करते हुए इन्हें अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त, गाँधी मैदान अंचल , पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2582 / वा 0 क0— श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव, बि 0 वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य - कर 
सहायक आयुक्त, मुख्यालय अन्वेषण ब्यूरो, बिहार , पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य - कर 
सहायक आयुक्त(प्रभारी), पूर्णियाँ अंचल , पूणियाँ के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2583 / वा 0 क0— श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, वि 0वि 0 से0, सम्प्रति लेखा पदाधिकारी, बिहार 
आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निमाण सोसाईटी, बिहार , पटना की सेवा वापस लेते हुए अगले आदेश तक के लिये वाणिज्य - कर 
सहायक आयुक्त, चम्पारण अंचल , मोतिहारी के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2584 / वा 0 क0 श्री ब्रज किशोर सिंह , बि 0 वि 0 से 0, सम्प्रति वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त अंकेक्षण, भागलपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त(प्रभारी), जमुई 
अंचल, जमुई के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2585 / वा 0 क0 -श्री कमलेश कुमार विभूति, बि 0 वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त, मुंगेर अंचल, मुंगेर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त (प्रभारी), 
खगड़िया अंचल, खगड़िया के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2586 / वा 0 क 0 — श्री अमिताभ मिश्र , बि 0 वि 0 से 0, सम्प्रति वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त (प्रभारी), खगड़िया अंचल , खगड़िया को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त (प्रभारी), दानापुर अंचल, दानापुर के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2587 / वा 0 क 0 - मो 0 जाकिर अली अंसारी , बि 0 वि 0 से 0, सम्प्रति लेखा पदाधिकारी, 
राज्य निर्वाचन आयोग , पटना की सेवा वापस लेते हुए आगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, बक्सर अंचल , 
बक्सर के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2588 / वा 0 क 0 — मो0 शाहाबुद्दीन बेग, बि 0वि 0 से0, सम्प्रति जिला लेखा पदाधिकारी, 
सीतामढ़ी की सेवा वित्त विभाग से वापस लेते हुए अगले आदेश तक लेखा पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग , पटना के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । । 


बिहार गजट, 6 जुलाई 2011 


9 


सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2589 / वा 0 क0— श्री योगेन्द्र प्रसाद , बि 0 वि 0 से 0, सम्प्रति वाणिज्य कर पदाधिकारी, 
सासाराम अंचल, सासाराम को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, अन्वेषण ब्यूरो , 
पटना पूर्वी एवं पश्चिमी प्रमंडल , पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

मो 0 शमीम, उप - सचिव । 


29 जून 2011 
सं ० 6 / वि 0 पत्रा 0 24-08 / 2011-2590 / वा 0 क0 -श्री प्रभात किशोर शरण , बि 0 वि 0 से 0, सम्प्रति वाणिज्य कर 
उपायुक्त , लेखा पदाधिकारी, मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार भवन, नई दिल्ली की सेवा वापस लेते हुए अगले आदेश तक के 
लिए वाणिज्य कर उपायुक्त, अंकेक्षण, पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / वि o पत्रा0 24-08 / 2011-2591 / वा 0 क 0 — श्री पाण्डेय संतोष कृष्ण सहाय, बि 0 वि 0 से0, सम्प्रति 
वाणिज्य कर उपायुक्त , अंकेक्षण , पटना की सेवा अगले आदेश तक के लिए लेखा पदाधिकारी , बिहार भवन , नई दिल्ली के 
पद पर नियुक्ति हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार , पटना को सौंपी जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

मो 0 शमीम, उप - सचिव । 


. 


समाज कल्याण विभाग 


अधिसूचना 

25 जून 2011 
सं 0 स 0 क 0 विधि - 80-20 /2010 /2522 — बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 

आयोग द्वारा बाल विकास परियोजना 
पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या -34/ 2005) के आधार पर अनुशंसित एवं सी 0 डब्लू 0 जे 0 सी 0 संख्या 
16198/07 प्रेरणा कुमारी बनाम राज्य सरकार एवं एल ० पी ० ए ० संख्या 711/2011 राज्य सरकार बनाम प्रेरणा 
कुमारी एवं अन्य में माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के आलोक में निम्नलिखित अभ्यर्थी को 
अधोलिखित शर्तों के अधीन वेतनमान् रू 0 9300-34,800 (प बैण्ड -2) + ग्रेड पे -4800 में राज्य सरकार द्वारा 
समय समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ समाज कल्याण विभाग में पूर्ण रूप से केन्द्र संचालित बिल्कुल 
अस्थाई बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत 2 वर्षों के परीक्ष्यमान रूप से बाल विकास परियोजन पदाधिकारी के 
पद पर नियुक्त किया जाता है: 


क्र ० सं ० 


नाम 


आरक्षण कोटि 


जन्म तिथि 


मेधा क्रमांक / एवं 

अनुक्रमांक 


गृह जिला 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


01. 


प्रेरणा कुमारी 


296/140506 


(02 ) अनुसूचित जाति 27.08.1973 


कैमूर भभुआ 


उपर्युक्त नियुक्ति के आलोक में वे अपना योगदान समाज कल्याण विभाग (मुख्यालय ) बिहार , पटना (पुराना 
सचिवालय ) में समर्पित करेंगी । बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पद पर इनके पदस्थापन का आदेश अलग से 
निर्गत किया जायेगा । 

2. यह नियुक्ति पूर्ण रूप से केन्द्र संचालित इस योजना के संचालन तक ही मान्य होगी । भविष्य में केन्द्र 
द्वारा इस योजना का संचालन / परिचालन बन्द कर दिये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी 

3. यह नियुक्ति औपबंधिक रूप से इस शर्त के साथ की जाती है कि इनके चरित्र एवं पूर्व वृत्त का 
सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर तथा इनके द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक व अन्य प्रमाण पत्रों को सत्यापन क्रम 
में गलत पाये जाने पर इनकी सेवा बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जाएगी तथा इनके विरूद्ध विधि सम्मत 
कार्रवाई की जाएगी । 


10 

बिहार गजट, 6 जुलाई 2011 
4. वित्त विभाग के संकल्प संख्या -1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 एवं 768/पेंशन कोषांग, दिनांक 
3 जुलाई 2007 के अनुसार इनकी नियुक्ति नयी अंशदायी पेशन योजना के अन्तर्गत अच्छादित होगी । 

5. अभ्यर्थी को अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र उलपब्ध करायी जा रही है । अभिप्रमाणित फोटोयुक्त 
नियुक्ति पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इनका योगदान स्वीकार नहीं किया जायेगा । 

6. अभ्यर्थी को योगदान के समय सरकारी सेवा ( परिवार नियोजन से संबंधित विशेष उपबंध) नियमावली 
1977 की कंडिका-2 में उल्लिखित प्रावधानों के अधीन संतान संबंधी विवरण (विवाहित होने की स्थिति में ) विहित 
प्रपत्र में तथा अविवाहित रहने की स्थिति में किसी प्रकार के दहेज नहीं लेने - देने संबंधी घोषणा- पत्र विभाग को 
उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा । 

7. नियुक्ति पत्र के साथ सम्पत्ति संबंधी विहित प्रपत्र भी संलग्न है जिसे अभ्यर्थी योगदान करने के 
पश्चात् अपनी सम्पत्ति संबंधी विवरण के साथ 15 दिनों के अन्दर विभाग को उपलब्ध करा देंगे । 

8. योगदान करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । समाज कल्याण विभाग 
( मुख्यालय ) बिहार, पटना ( पुराना सचिवालय) में वे दिनांक 10 जुलाई 2011 तक योगदान निश्चित रूप से करेंगी । 
निर्धारित तिथि तक इनके द्वारा योगदान नहीं करने की स्थिति में इनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से 
( ह ० ) अस्पष्ट, उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 16-571 + 50 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 6 जुलाई 2011 


11 


भाग -2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


जल संसाधन विभाग 


( क ) 


अध्यक्ष 


अधिसूचनाएं 

26 मई 2011 
सं 0 क 0 / बैठक -01/ 99-375 — गण्डक कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण , मुजफ्फरपुर के लिए कमाण्ड क्षेत्र 
विकास निदेशालय, जल संसाधन विभाग की अधिसूचना संख्या क 0/ स्था0-01/99-184, दिनांक 17 मार्च 2007 द्वारा 
गठित बोर्ड की अवधि दिनांक 16 मार्च 2009 को समाप्त हो जाने के फलस्वरूप बिहार कृषक एवं ग्रामीण क्षेत्र 
विकास एजेन्सी अधिनियम 1978 (बिहार अधिनियम -3, 1979 ) की धारा -4(1) के अधीन एक बोर्ड का निम्नवत् 
पुनर्गठन किया जाता है: 

क्षेत्रीय विकास आयुक्त - सह - अध्यक्ष, गण्डक कमाण्ड क्षेत्र 

विकास अभिकरण , मुजफ्फरपुर । 
( ख ) अभिकरणों के कार्यक्षेत्र में पड़नेवाले जिलों के अध्यक्ष, जिला परिषद , मुजफ्फरपुर 
जिला परिषद् के अध्यक्षः 

अध्यक्ष, जिला परिषद , वैशाली 
अध्यक्ष , जिला परिषद , सारण ( छपरा ) 
अध्यक्ष , जिला परिषद, पूर्वी चम्पारण ( मोतिहारी ) 
अध्यक्ष , जिला परिषद, प0 चम्पारण ( बेतिया ) 
अध्यक्ष , जिला परिषद , सिवान 
अध्यक्ष , जिला परिषद , गोपालगंज 

अध्यक्ष , जिला परिषद , समस्तीपुर 
( ग ) 

अभिकरण के कार्यक्षेत्र के दो कृषक : 
प्रतिनिधि एवं विधान मंडल के चार सदस्य 1.श्री राजवृज मोहन शर्मा, ग्राम + पो 0 -बिलासपुर, हरिनगर, 
( तीन विधान - सभा एवं एक विधान परिषद पश्चिमी चंपारण । 
से ) 

2. श्री विश्वजीत प्रसाद सिंह , रक्सौल , पूर्वी चम्पारण । 

विधान मंडल सदस्य 
1. श्री राजेश सिंह , स ० वि ० स ० , बाल्मिकीनगर । 
2. श्री दिनेश प्रसाद सिंह , स० वि ० स० , मीनापुर । 
3. श्री राम प्रवेश राय , स वि ० स ० , बरौली । 

4. श्री द्वेवेश चन्द्र ठाकुर , स० वि ० प० , स्नातक , तिरहुत । 
घ मुख्य अभियंता , सिंचाई अथवा परियोजना मुख्य मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर/ वाल्मीकिनगर / सीवान, जल संसाधन 
अभियंता 

विभाग , बिहार , पटना । 
( ड इस धारा की अन्य उप - धाराओं के अधीन 1. कृषि उत्पादन आयुक्त , बिहार , पटना अथवा उनके द्वारा 

नामित निर्दिष्ट पदाधिकारियों को छोड़कर राज्य मनोनित प्रतिनिधि । 


कृषक प्रतिनिधि 


12 


सरकार 


बिहार गजट, 6 जुलाई 2011 
के अधिक से अधिक तीन 2. निदेशक , कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय , जल संसाधन 
पदाधिकारी 

विभाग, बिहार , पटना । 
जल संसाधन विभाग बोर्ड का एक मुख्य अभियंता, नलकूप परियोजना , ( उत्तर) मुजफ्फरपुर । 
प्रतिनिधि - 
अध्यक्ष , बिहार राज्य विद्युत बोर्ड अथवा उनका अध्यक्ष , बिहार राज्य विद्युत बोर्ड अथवा उनके द्वारा मनोनित 
प्रतिनिधि 

पदाधिकारी । 


( च ) 


राज्य 


छ 


उनके द्वारा 


सहकारी संस्थाओं का एक प्रतिनिधि 

निबंधक , सहयोग समितियाँ , बिहार , पटना अथवा उनके द्वारा 

मनोनीत पदाधिकारी । 
( झ ) अभिकरण के कार्यक्षेत्र में कार्य करनेवाले 1. प्रबंध निदेशक , भूमि विकास बैंक , अथवा 
वाणिज्जिक 

मनोनित पदाधिकारी । 
2. क्षेत्रीय प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अथवा उनके 

द्वारा मनोनित पदाधिकारी । 
( ट ) राजेन्द्र 

कृषि विश्वविद्यालय का एक कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वद्यिालय , पूसा अथवा उनके द्वारा 
प्रतिनिधि 

मनोनित पदाधिकारी । 
( ठ ) एजेन्सी का वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा वित्तीय सलाहकार , गण्डक कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण , 
पदाधिकारी 

मुजफ्फरपुर । 
( ड एजेन्सी का प्रबंध निदेशक गण्डक कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण , मुजफ्फरपुर 

के 
अध्यक्ष ही प्रबंध निदेशक का कार्य करेंगे । 
3. इस अभिकरण के अधीन पड़नेवाले सभी जिला पदाधिकारी एवं उप -निदेशक , चकबन्दी इस बोर्ड के विशेष 
आमंत्रित सदस्य होंगे । 

4. गण्डक कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण , मुजफ्फरपुर के इस बोर्ड की अवधि दो वर्षों या अगला आदेश , 
जो भी पहले हो , तक की होगी, जो अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
जय किशोर , संयुक्त सचिव ( अभि ० ) । 


1 जून 2011 
सं 0 क 0/ स्था0-19/ 2001-389 — सोन कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण , पटना के लिए कमाण्ड क्षेत्र विकास 
निदेशालय , जल संसाधन विभाग की अधिसूचना संख्या क 0 / स्था0-19/ 2001-183 , दिनांक 17 मार्च 2007 द्वारा गठित 
बोर्ड की अवधि दिनांक 16 मार्च 2009 को समाप्त हो जाने के फलस्वरूप बिहार कृषक एवं ग्रामीण क्षेत्र 
विकास एजेन्सी अधिनियम 1978 (बिहार अधिनियम -3 , 1979 ) की धारा -4 (1 ) के अधीन एक बोर्ड का निम्नवत् 
पुनर्गठन किया जाता है: 
( क ) अध्यक्ष 

क्षेत्रीय विकास आयुक्त - सह - अध्यक्ष , सोन कमाण्ड क्षेत्र 

विकास अभिकरण , मुजफ्फरपुर 
( ख ) एजेन्सी के कार्य क्षेत्र में पड़ने वाले जिलों के जिला 1.अध्यक्ष , जिला परिषद , पटना 
परिषदों के अध्यक्ष । 

2. अध्यक्ष, जिला परिषद , रोहतास 
3. अध्यक्ष , जिला परिषद, कैमूर 
4. अध्यक्ष , जिला परिषद , भोजपुर 
5. अध्यक्ष, जिला परिषद , गया 
6. अध्यक्ष , जिला परिषद , औरंगाबाद 
7. अध्यक्ष, जिला परिषद , जहानाबाद 
8. अध्यक्ष , जिला परिषद , भभुआ 


बिहार गजट , 6 जुलाई 2011 


w 


, 


. " 


( ग ) 


9. अध्यक्ष, जिला परिषद , नालन्दा 
10. अध्यक्ष, जिला परिषद , बक्सर 

11. अध्यक्ष , जिला परिषद , नवादा 
अभिकरण के कार्य क्षेत्र के दो कृषक प्रतिनिधि एवं कृषक प्रतिनिधि 
विधान मण्डल के चार सदस्य ( तीन विधान- सभा एवं 1. श्री गुप्तेश्वर सिंह , ग्राम - करगहर, 
एक विधान परिषद के ) 

जिला -रोहतास 
2. डा 0 विनोद कुमार सिंह ग्राम - हरोजा , 

प्रखण्ड - नावानगर , जिला- बक्सर 
विधान मण्डल के सदस्य 
1 . श्री अरूण मॉझी , स ० वि ० स० , मसौढ़ी 

श्री रामेश्वर पसाद , स ० वि ० स० , नोखा 
3 . श्री दाउद अली, स ० वि ० स० , डुमराँव 
4 . श्री नीरज कुमार , स वि ० प० - स्नातक , पटना । 


( घ ) मुख्य अभियंता , सिंचाई अथवा परियोजना मुख्य अभियंता अभियंता प्रमुख( मध्य) , जल संसाधन विभाग , बिहार, 

पटना । 
( ड ) इस धारा के अन्य उप - धाराओं के अधीन नामित 

1. कृषि उत्पादन आयुक्त , बिहार 
निर्दिष्ट को छोड़कर राज्य सरकार के अधिक से 

पटना अथवा उनके द्वारा मनोनित सदस्य 
अधिक तीन पदाधिकारी 

2. निदेशक, कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय , 

जल संसाधन विभाग, बिहार , पटना । 
( च ) अध्यक्ष , बिहार राज्य विद्युत बोर्ड 

अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड अथवा उनके द्वारा 

मनोनित पदाधिकारी । 
सहकारी संस्थाओं का एक प्रतिनिधि 

निबंधक सहयोग समितियाँ बिहार , पटना अथवा उनके 

द्वारा मनोनित प्रतिनिधि । 
( झ ) अभिकरण के कार्यक्षेत्र में काम करने वाले वाणिज्यक 1. उप - महाप्रबंधक , बैंक ऑफ इन्डिया अथवा 
बैंकों के और अन्य किसी संस्थाओं के दो प्रतिनिधि । 

उनके द्वारा मनोनित सदस्य । 
2. महाप्रबंधक , भारतीय स्टेट बैंक अथवा उनके 

द्वारा मनोनित पदाधिकारी । 
( ट ) राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि 

उप - कुलपति , राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय , पूसा , अथवा 

उनके द्वारा मनोनित पदाधिकारी । 
( ठ ) एजेन्सी का वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा वित्तीय सलाहकार , सोन 

कमाण्ड क्षेत्र विकास 
पदाधिकारी 

अभिकरण , सहरसा । 
( ड ) एजेन्सी का प्रबंध निदेशक 

बोर्ड के अध्यक्ष ही प्रबंध निदेशक का कार्य करेंगे । 
2. इस अभिकरण के अधीन पड़नेवाले सभी जिला पदाधिकारी एवं उप -निदेशक, चकबन्दी इस बोर्ड के विशेष 
आमंत्रित सदस्य होंगे । 

सोन कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण के इस बोर्ड की अवधि दो वर्षों या अगला आदेश , जो भी पहले हो , 
तक की होगी, यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
जय किशोर , संयुक्त सचिव ( अभि ० ) । 


14 

बिहार गजट, 6 जुलाई 2011 

शुद्धि - पत्र 

6 जून 2011 
सं 0 क0 / स्था0-19/ 2001-398 — विभागीय अधिसूचना सं0 389, दिनांक 1 जून 2011 द्वारा निर्गत अधिसूचना के 
कमांक - क में मुजफ्फरपुर के स्थान पर पटना एवं कमांक- ठ में सहरसा के स्थान पर पटना पढ़ा जाय । 
शेष यथावत रहेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
जय किशोर , संयुक्त सचिव ( अभि ० ) । 


. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 16-571 + 50 - डी ० टी ० पी ० । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


